निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 845 ) 


21 कार्तिक 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार, 12 नवम्बर 2013 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 नवम्बर 2013 
सं0 6(न०) विविध -18 / 2013- 2726 / न0वि एवं आo विo — बिहार नगरपालिका संपत्तिकर (निर्धारण , संग्रहण 
और वसूली ) नियमावली 2013 विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक - 5( न० ) विविध - 15 / 2012 -1137 दिनांक 8.5. 2013 द्वारा 
अधिसूचित की गयी थी । इसके नियम 4 के परन्तुक में यह प्रावधानित था कि : 

नियम -4 के कमांक vili से आच्छादित केन्द्र एवं राज्य सरकार के वैसे कार्यालय और प्रतिष्ठान जो 
गैर -व्यावसायिक प्रवृति के हों , उन्हें होल्डिंग कर से छूट होगी परन्तु उनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा जो उस 
होल्डिंग के लिए नियमानुसार निर्धारित उस होल्डिंग कर का 75 प्रतिशत होगा " । 

2. इस मामले पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को प्रभावी किए जाने का निर्णय 


लिया गया है । इसके परिणामस्वरूप अब राज्य एवं केन्द्र सरकार के सभी कार्यालय एवं प्रतिष्ठान जो गैर 


व्यवसायिक प्रवृति के हों , पर सेवा शुल्क लगाया जाएगा जो नियमानुसार उस होल्डिंग के लिए निर्धारित होल्डिंग 
कर का 75 प्रतिशत होगा । 
3. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा0 एस0 सिद्धार्थ, 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 नवम्बर 2013 

___ 11 नवम्बर 2013 
सं0 6( न0 ) विविध -18 / 2013 - 2726 / न0वि एवं आo विo — अधिसूचना संख्या 2726 / पटना, दिनांक 11 
नवम्बर 2013 का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है 
जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

डा० एस० सिद्धार्थ , 

सरकार के सचिव । 
The 11th November 2013 
No. 6 (N )/ Vividh - 18 / 2013 - 2727 /UD & HD - Bihar Municipal Property Tax (Assessment, 
Collection and Recovery ) Rules 2013 was notified vide memo no 1138 dat. 08 .05 . 2013 . It 
was stipulated under Proviso of rule 4 that the non -Commercial state and central 
government offices and establishments covered under serial VIII in Rule - 4 shall be exempt 
from paying Holding Tax but shall be liable to pay “Service Charge ” which shall be 75 % of 
the normal Holding Tax that such offices and establishment are liable to pay under Rules ; 

2 . After due consideration it has been decided by the state government that the 
said provision be implemented with immediate effect. 

Consequently , all non - Commercial state and Central Government offices and 
establishment will be liable to pay service charges on their holding which shall be 75 % of 
the normal Holding Tax that such offices and establishments are liable to pay under these 
rules . 
3 . This order will be applicable with immediate effect. 

By order of the Governor of Bihar, 

DR . S. SIDDARTH , 
Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 845 -571+ 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


